than 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

29 भाद्र, 1937 ( २०) 
संख्या 69 8 राँची, रविवार 

20 सितम्बर , 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 


31 अगस्त, 2015 


संख्या- 3/ पद.. 1( क ) - 01 / 2014 का .- 7941-- प्रबंध निदेशक , झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री दिलीप कुमार झा , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 442 /03, गृह जिला. दरभंगा) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 

संख्या- 3/ पद.. 1( क ) - 01/ 2014 का .- 7942--व्याख्याता, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान ( सर्ड ) , राँची के पद 
पर पदस्थापित श्रीमती मधुमिता कुमारी, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक - 849/ 03 , गृह जिला. सरायकेला. खरसांवा ) 
को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच0 के0 सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 6 9 8 – 50 | 


